: 


g 


R 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

9 चैत्र , 19 3 7 ( २०) 
संख्या 2 2 1 राँची , सोमवार 

30 मार्च, 2 0 15 ( ई०) 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 

( भू- अर्जन निदेशालय 


राज्यादेश 
26 मार्च, 2015 


संख्या.. 2 / अ. सू.- 19 / 10 3 6 / 14 - 12 3 5 / रा. -- 


सेवा में , 


महालेखाकार ( ले. एवं हक.) , 
झारखण्ड, पो0 - डोरण्डा, राँची । 


विषयः 


झारखण्ड राज्य अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना के अनुरूप संलग्न 
परिशिष्ट- I एवं परिशिष्ट -II के अनुसार 14 ( चैदह नये अंचलों का सृजन एवं इनके लिए 
आवश्यक पदों के सृजन के संबंध में | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 30 मार्च, 2015 


आदेशः- 


स्वीकृत । 


महाशय , 


निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, 
राँची की विभिन्न अधिसूचनाओं दिनांक 31 मई, 05 , 8 अगस्त , 09 तथा 23 अक्टूबर , 09 द्वारा 14 
नये प्रखंडों का सृजन किया गया है । राजस्व प्रशासन को और सुदृढ़ करने एवं जन सुविधा की दृष्टि से 
इन नवसृजित प्रखंडों के कार्यक्षेत्र के अनुरूप परिशिष्ट . I के अनुसार 14 ( चैदह) नए अंचलों का सृजन 
किया जाता है । इन अंचलों का मुख्यालय उनके नाम के सामने अंकित है | 


2 . मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 24 मार्च 2015 में मद संख्या-04 के द्वारा दी गई 
स्वीकृति के आलोक में परिशिष्ट. I के अनुसार 14 ( चैदह ) नए अंचलों का सृजन तथा इनके लिए 
आवश्यक पदों को सृजित करने का निर्णय लिया गया है । 


3 . नव सृजित अंचलों के अन्तर्गत आने वाले पंचायत/ हल्का निम्नवत् होंगे: . 


| जिला 


सम्बद्ध पंचायत/ हल्का का नाम 


नाम 


का नवसृजित मुख्यालय 

अंचल का 
नाम 


क्र0 


___ 1 


2 


3 


4 


लातेहार 


हेरहंज 


हेरहंज 


| 1. हेरहंज , 2. सलैया , 3. चीरू, 4 . सेरनदाग 
5 . तासु ( कुल-05 पंचायत 


लातेहारबारीयातु बारीयातु 


| 1. बारीयातु, 2. अमरवाडीह, 3 . टोंटी, 
4. डाढ़ा,5 . शिवला, 6 . गोनिया, 1 . साल्वे 8 . 
फुलसू, 9 .बालूभाग 


( कुल- 09 पंचायत 


3 . 


गढ़वा 


संगमा 


संगमा 


3 . कटहरकला , 


| 1. संगमा, 2.विरबल, 
4 . सोनडीहा, 5 . घघरी 


( कुल- 05 पंचायत 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 30 मार्च, 2 0 15 


| रामगढ़ 


दुलमी 


दुलमी 


| 1. सिकनी, 2 .सीरू, 3. होन्हे , 4,पोटमदगा 5 . 
कुल्ही, 6 . उसरा , 1 . ईचातु, 8 . दुलमी 9 . 
सोसो, 10 . जमीरा 


( कुल- 10 पंचायत 


5 . 


रामगढ़ 


चितरपुर 


| चितरपुर 


| 1. बोरोविंग, 2 . बड़कीपोना, 3. लारीकला 4 . 
सुकरीगढ़ा, 5 . चितरपुर पूर्वी, 6 .चितरपुर 
पश्चिमी, 7 . चितरपुर उत्तरी 


8 . चितरपुर दक्षिणी, 9 . मायल, 10 . सेवई 
उत्तरी 11. सेवई दक्षिणी, 12 . भुज्रगडीह 13 . 
मारंगमरचा 


( कुल- 13 पंचायत 


पेशरार 


पेशरार 


1. पेशरार , 2 . रोरद, 3 . सीरम, 4 . तुईम 5 . 
हेसाग 


( कुल- 05 पंचायत 


आनन्दपुर 


आनन्दपुर 


पश्चिमी 
सिंहभूम 


| 1. आनन्दपुर, 2 . डुमिरता, 3 . झारबेड़ा 4 . 
रूंधी, 5 . बिंजू, 6 . रोबोकेरा, 7. 5धिकोचा, 8 . 


हरता 


( कुल-08 पंचायत 


पश्चिमी 


गुदड़ी 


गुदड़ी 


1. बीरकेल, 2. डारियोकमरोड़ा, 3 . बान्दु 4 . 
गुलीकेरा, 5 . टोमडेल, 6 . सारूगाड़ा 


सिंहभूम 


( कुल- 06 पंचायत 


9 . 


गोड्डा 


| बसंतराय 


बसंतराय । 


|1. राहा, 2 . घपरा, 3 . केवाँ, 4 . बेलडीहा 5 . 
कैथिया, 6 . कैथपुरा , 7. साँचपुर साँखी 8. 
बाघापुर , 9 . डेरमा , 10 . जमनीकोला 11. 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 30 मार्च, 2015 


कदमा , 12 . सुसती, 13 . हेलावे 


14. बोदरा ( कुल- 14 पंचायत ) 


10 . 


देवघर 


मारगोमुंडा मारगोमुंडा 


| 1. पंदनियां, 2 . रामपुर , 3 . पिपरा, 4 . महजोरी 
5 . मारगोमुंडा, 6 . लहरजोरी, 7 . महुआटांड 8 . 
कानो, 9 . चेतनारी, 10 . मुरलीपहाड़ी 11. 
बनसीमी, 12 , बाघमारा, 13 . सुग्गापहाड़ी 


( कुल- 13 पंचायत 


| 11. 


हजारीबाग 


चलकुशा 


चलकुशा । | 1. मनैया , 2 . सेवाटांड, 3. सलयडीह, 4 . 

चलकुशा, 5 . अलगडीहा, 6 . सुदन, 1 . 
मसकेडीह, 8 . चैबे, 9 . खरगु 


( कुल- 09 पंचायत 


12 . 


राँची 


राहे 


1. अम्बाझरिया , 2 . सताकी, 3. डोकाद, 4 . 
राहे, 5. होटलो, 6 . लोवाहातू, 7 . नवाडीह 8. 
बंसिया, 9 . बसंतपुर 


( कुल- 09 पंचायत 


13 


| पलामू 


हैदरनगर 


हैदरनगर 


1. कोल्हुआ सोनवरसा, 2 . बरडंडा, 3 . 
मोहम्मदगंज, 4. हेमजा करीमनडीह, 5 . सोवा 
पतरिया , 6 . नौडीहा विलासपुर, 7 . परता 
खरगढ़ा, 8 . कोशियारा, 9 . चैकड़ी 


10 . पशारानी देवा, 11 . हैदरनगर ( कुल- 11 
पंचायत 


14 . 


गुमला 


अल्बर्ट 


जारी 


| 1. जरडा , 2 . गोविन्दपुर , 3 . सीसी करमटोली, 
4 . सिकरी, 5 . मेराल ( कुल- 05 पंचायत 


एक्का 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 30 मार्च, 2 0 15 


4 . उक्त अंचलों के सृजन के साथ इनके लिए आवश्यक कुल 210 राजपत्रित एवं अरापजपित्रत 
पदों का सृजन ( संलग्न परिशिष्ट- II के अनुसार ) किया जाता है। एक वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित पदों 
के लिए अनुमानित व्यय विवरणी संलग्न परिशिष्ट - III में दर्शायी गयी है । 


___ 5. उक्त व्यय का विकलन गैर योजना आय व्ययक मुख्य शीर्ष- 2 0 2 9- भू- राजस्व, लघु शीर्ष 
10 4 - सरकारी संपदाओं का प्रबंध- उप शीर्ष 0 1. राजस्व प्रशासन पर व्यय ( उड़नदस्ता एवं सैरात रेमिशन 
कमिटि सहित) " के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उपबंधित राशि से किया जाएगा । 


6 . नव सृजित 14 अंचलों के सृजन के साथ इसके लिए प्रत्येक अंचल में एक अंचल अधिकारी- 1 
( एक ) , अंचल निरीक्षक - 1 ( एक ) , प्रधान लिपिक- 1 ( एक ) , लिपिक सह टंकक ( एल0 डी0 सी0 ) - 2 ( दो ) , 
लिपिक सह टंकक ( यू0 डी0 सी0 )- 2 ( दो) , अमीन- 1 ( एक) , राजस्व कर्मचारी- 4 ( चार ) , जीप चालक- 1 
( एक), आदेशपाल ( रात्रि प्रहरी सहित)- 0 1 ( एक) तथा कम्प्यू टर औपरेटर ( बाह्य स्रोत से)- 1 ( एक ), कुल 
2 10 ( दो सौ दस ) पदों का सृजन चालू वित्तीय वर्ष 20 15 -16 से कुल अनुमानित वार्षिक व्यय 
कुल -6,3 1, 96 ,2 6 2 .00 ( छः करोड़ इकतीस लाख छियानवे हजार दो सौ बासठ रू0 मात्र) रूपये मात्र पर 
किया गया है । सृजित पदों का नाम एवं उन पर अनुमानित व्यय विवरणी अलग से संलग्न परिशिष्ट - III 
में दर्शाया गया है । 


7 . नवसृजित अंचलों में पदाधिकारियों, कर्मचारियों की नियुक्ति | पदस्थापन की कार्रवाई राज्य सरकार के 
अद्यतन नियमों, परिपत्रों एवं प्रावधानों के अंतर्गत इसके लिए समय- समय पर घोषित सक्षम प्राधिकारी 
द्वारा की जायेगी । 


अनुलग्नकः यथोक्त ( परिशिष्ट ) 


विश्वासभाजन , 


सुधीर कुमार रंजन , 


सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 30 मार्च, 2015 


परिशिष्ट- I 


नव सृजित अंचलों के नाम 


क्र0 | जिला का नाम 


नवसृजित अंचल का मुख्यालय 
नाम 


प्रखंडो के सृजन संबंधी ग्रामीण 
विकास विभाग की अधिसूचना 
संख्या एवं तिथि 


लातेहार 


हेरहंज 


हेरहंज 


| 5 8 18 , दि0 - 08 . 08 .09 


| लातेहार 


बारियातु 


बारियातु 


| 5 8 17 , दि0 - 0 8 . 0 8 .09 


| गढ़वा 


सगमा 


सगमा 


58 2 6 , दि0 -0 8 .08.09 


| रामगढ़ 


दुलमी 


दुलमी 


| 5824 , दि0 - 0 8 . 08 .09 


रामगढ़ 


चितरपुर 


चितरपुर 


58 2 3 , दि0 - 0 8 .0 8 .09 


लोहरदगा 


| पेशरार 


पेशरार 


15822 , दि0 - 08 . 08 .09 


| पश्चिमी सिंहभूम 


| आनन्दपुर 


आनन्दपुर 


58 20 , दि0 - 0 8 .0 8 . 09 


DO 


| पश्चिमी सिंहभूम 


गुदड़ी 


गुदड़ी 


5821, दि0 - 08 .08 . 09 


9 . गोड्डा 


बसंतराय 


बसंतराय 


| 58 19 , दि0 -08. 08 .09 


देवघर 


मार्गोमुंडा 


मार्गोमुंडा 


58 15 , दि0 - 08 .08 . 09 


हजारीबाग 


चलकुशा 


चलकुशा 


58 16 , दि0 - 08 .08 . 09 


12 . 


राँची 


राहे 


राहे 


5 8 2 5 , दि0 -0 8 .0 8.09 


13 . 


पलामू 


हैदरनगर 


हैदरनगर 


| 2 3 6 2 , दि0 -3 0 .05 .05 


14 . 


गुमला 


अल्बर्ट एक्का 


जारी 


76 3 1, दि0 - 2 3. 10 . 09 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 30 मार्च, 2015 


परिशिष्ट । 


नवसृजित 14 अंचलों के सृजन के लिए पदों का नाम वेतनमान एवं संख्या । 


क्र . 


पदनाम 


| पे बैण्ड 


वेतनमान 


ग्रेड पे 


पदों की संख्या 


अंचल अधिकारी 


पी बी ॥ 


9300 - 34800 / - 5400 / - 


14 ( प्रति अंचल एक पद ) 


अंचल निरीक्षक 


पी बी ॥ 


9300 - 34800 / - 4200 / - 


14 ( प्रति अंचल एक पद ) 


| प्रधान लिपिक 


पीबी ॥ 


9300 - 3 4 8 0 0 / - 4200 / - 


14 ( प्रति अंचल एक पद ) 


4 .( I) 


5200 -20 2 0 0 / - 19 0 0 / - 


56 ( प्रति अंचल चार पद ) 


| लिपिक सह टंकक पी बीI 
( एल0 डी0 सी0 ) 


4 .(II) 


5200 - 20 2 0 0 / - || 2400 / 


| लिपिक सह टंकक पी बीI 
( यू0 डी0 सी0 ) 


अमीन 


पी बीI 


5200 -2 0 2 0 0/ - 2000 / . | 14 ( प्रति अंचल एक पद ) 


राजस्व कर्मचारी 


| पी बी I 


5200 - 20200 / . | 2000 / . 


56 ( प्रति अंचल चार पद ) 


जीप चालक 


पी बी I 


5200 - 2 0 2 0 0 / - | 1900 / . 


14 ( प्रति अंचल एक पद ) 


आदेशपाल 


1S 


| 44 40 - 7440 / - 


1300 / - 


14 ( प्रति अंचल एक पद ) 


|( रात्रि प्रहरी सहित 


कम्प्यू टर आपरेटर 


बाह्रय स्त्रोत से 


14 ( प्रति अंचल एक पद ) 


कुल योग 


| 2 10 ( दो सौ दस ) पद 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 30 मार्च, 2015 


परिशिष्ट- III 


नवसृजित 14 अंचलों के सृजन पर अनुमानित व्यय विवरणी 


( एक वितीय वर्ष के लिए): - 


वेतन ( मूल वेतन डी. ए. सहित) 


6 ,19 ,64 ,112 .00 


कार्यालय व्यय 2 ,46 ,430 .00 


यात्रा व्यय 


2 ,46 ,43 0 .00 


विधुत प्रभार 2 ,46 ,4 3 0 .00 


दूरभाष 2 ,4 6 ,4 3 0 .00 


वर्दी 


2, 46 , 43 0 .00 


कुल 6 ,31,9 6 ,2 6 2. 00 


( छः करोड़ इकतीस लाख छियानवे हजार दो सौ बासठ रू0 मात्र ) 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुधीर कुमार रंजन , 


सरकार के उपसचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 2 2 1 -- 50 | 


